SADARAK 


Pnk 


CAMES 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 ज्येष्ठ 1936 ( श० ) 
संख्या 229 राँची , शुक्रवार 

23 मई, 2014 ( ई० ) 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


अधिसूचना 
23 मई , 2014 


संख्या-03 नि0-( कार्यक्रम)-24/2013 रा0नि0आ0 - 874 - यतः झारखण्ड के राज्यपाल ने 
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 ( झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा 539 के अधीन 
नगर विकास विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 2018 दिनांक 22 मई, 2014 द्वारा xx राँची । 
03 राँची नगर निगम | महापौर - अनुसूचित जनजाति ( अन्य ) निर्वाचन क्षेत्र के मतदातागण से यह 
अपेक्षा करते है कि वे एक चरण में उक्त अधिनियम एवं उसके तहत बनाई गयी नियमावली के उपबंधो 
के अनुरूप महापौर पद के लिए पदधारी निर्वाचित कर दें ; 


अतः झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली , 2012 के नियम 35 के 
उपनियम (1 ) के उपबंधो के कार्यान्वयन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड एतद् द्वारा एक चरण में 
xx राँची | 03 राँची नगर निगम । महापौर - अनुसूचित जनजाति ( अन्य) निर्वाचन क्षेत्र में उक्त 
निर्वाचन के संबंध में निम्न प्रकार निर्वाचन प्रक्रमों को निरूपित करता है : 


____ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 23 मई , 2014 


( क ) जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( नगरपालिका) द्वारा प्रपत्र 5 में : 28.05. 2014 ( बुधवार ) 

निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तिथि 


( पूर्वाह्न 11 . 00 बजे ) 


( ख ) नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तिथि 


: 04.06 . 2014 (बुधवार ) 


(पूर्वाह्न 11. 00 बजे से अपराहन 3. 00 बजे तक ) 


( ग ) नाम निर्देशन की संवीक्षा के लिए तिथि 


: 05. 06. 2014 ( गुरुवार ) 


( पूर्वाह्न 11. 00 बजे से अपराहन 3. 00 बजे तक ) 


( घ ) अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तिथि 


: 06 . 06 . 2014 ( शुक्रवार ) 


( पूर्वाह्न 11. 00 बजे से अपराहन 3.00 बजे तक ) 


( ड.) निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 


: 07.06 .2014 ( शनिवार ) 


(पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराहन 3. 00 बजे तक ) 


( च ) वह तिथि जिसके दौरान, यदि आवश्यक हो , मतदान होगा 


: 23.06.2014 ( सोमवार ) 


(पूर्वाह्न 07. 00 बजे से अपराहन 05 .00 बजे तक ) 


( छ ) मतगणना की तिथि 


: 27 .06. 2014 ( शुक्रवार ) 


( प्रातः 08 .00 बजे से ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 23 मई, 2014 


( ज ) वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न 


: 28. 06. 2014 ( शनिवार ) 


करा लिया जाएगा 


और उपर्युक्त अंकित प्रक्रमों में प्रक्रम ( क ) से (ड ) तक की प्रक्रिया के लिए संबंधित निर्वाची 
पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष को स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट करता है । 


राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से , 


उमेश प्रसाद सिंह, 

सचिव 
राज्य निर्वाचन आयोग , 

झारखण्ड, रांची । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 229 - 50 | 


